निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 6 पटना अग्रहायण 12HIGNOPoon 


( सं0 पटना 626 ) 


27 अग्रहायण 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 18 दिसम्बर 2009 


सं० म०म० - 01 / आर - 12 / 2009 - 2301 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

17 दिसम्बर 2009 
राज्य सरकार द्वारा UID योजना के लिए राज्य स्तरीय परामर्शी पर्षद ( State Level Advisory 
Board ) के गठन का निर्णय लिया गया है । 

तद्नुसार राज्य स्तरीय परामर्शी पर्षद का गठन निम्नरूप से किया जाता है : 


1 . मुख्य सचिव 


अध्यक्ष 


2. विकास आयुक्त 


सदस्य 


सदस्यगण 


3. प्रधान सचिव / सचिव , 

गृह विभाग / वित्त विभाग / ग्रामीण विकास 
विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / खाद्य एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग / सूचना एवं प्रावैधिकी 
विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / 
पंचायती राज विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार 

विभाग । 
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 


सदस्य 


5 . राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC 


सदस्य 


6. प्रधान सचिव / सचिव , 
योजना एवं विकास विभाग - सह - राज्य UID आयुक्त 


नोडल पदाधिकारी - सह 

सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 दिसम्बर 2009 


2. योजना एवं विकास विभाग को राज्य स्तरीय परामर्शी पर्षद का नोडल विभाग घोषित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश शंकर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 626- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


